पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17] रुड़की, शनिवार , दिनांक 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -34 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


427-440 


1500 


621-629 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


55-56 


975 


- 


975 


1425 


427 - क 


428 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई ० (श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग -2 

कार्यालय ज्ञाप 

28 जुलाई, 2016 ई ० 
संख्या 609 / VII - 1 / 29- उद्योग / 2016 - उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त पिछले कुछ वर्षों से महिला 
औद्योगिक समूहों द्वारा राज्य में उद्यम लगाये जाने हेतु राज्य सरकार से सुविधायें देने का आग्रह किया जा रहा है ताकि 
राज्य के आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी की जा सके । उक्त पर विचार करते हुए सिडकुल, 
सितारगंज, फेज -2 के अन्तर्गत महिला उद्यमियों के लिये 10 एकड़ भूमि में महिला उद्यमिता पार्क की स्थापना की जा 
रही है, तद्क्रम में सम्यक् विचार कर सिडकुल के समस्त औद्योगिक आस्थानों के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त 
190 एकड़ भूमि इस प्रकार कुल 200 एकड़ भूमि महिला उद्यमियों हेतु आरक्षित कर “महिला उद्यमिता पार्क स्थापित 
करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. महिला उद्यमियों हेतु आरक्षित भूमि को “ महिला उद्यमिता पार्क के नाम से जाना जायेगा । 

3. उक्त प्रयोजन हेतु राज्य में सिडकुल के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में कुल 200 एकड़ 
भूमि महिला उद्यमियों हेतु सिडकुल की आवंटन नीति के आधार पर आरक्षित किया जायेगा । 

4. महिला उद्यमियों को एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यम लगाये जाने हेतु सुविधायें प्रदान की जायेंगी । 

5. महिला उद्यमिता पार्क में उद्यम स्थापित करने वाली महिला उद्यमियों को राज्य की विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों 
यथा मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2015, सूक्ष्म लघु एव मध्यम उद्यम नीति -2015, महिलाओं लिये विशेष प्रोत्साहन 
योजना इत्यादि के प्राविधानों के तहत् दिये जा रहे विभिन्न लाभ अनुमन्य होंगे । 

6. महिला उद्यमिता पार्क में टेक्सटाईल उद्यम स्थापित करने वाली महिला उद्यमियों को मेगा टेक्सटाईल पार्क 
नीति -2014 की छूटों एवं रियायतों के मानकों के अनुरूप लाभ दिया जायेगा । 


आज्ञा से , 
एस0 रामास्वामी, 
अपर मुख्य सचिव । 


सूचना अनुभाग -2 
अधिसूचना / प्रकीर्ण 

13 जुलाई, 2016 ई ० 
संख्या 148 / XXII( 2) / 2016-53 ( सूचना)2002 - श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं 
उनके आश्रितों के लिये पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता नियमावली, 2012 में संशोधन करने की दृष्टि से 
निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ; अर्थात् 
उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये पत्रकार कल्याण कोष से 

वित्तीय सहायता (संशोधन ) नियमावली, 2016 


1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 


( 1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये पत्रकार कल्याण कोष 

से वित्तीय सहायता (संशोधन ) नियमावली, 2016 है । 


(2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 


429 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 
2. नियम 13 का संशोधन 

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम रख दिया 
जायेगा: 


स्तम्भ -1 

स्तम्भ -2 
वर्तमान नियम 

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
नियम -13(2 ) पत्रकारों के लिए लागू की गई 13(2 ) पत्रकारों के कल्याण के लिए समय - समय पर 
यू -हैल्थ (स्मार्ट कार्ड ) नगद रहित 

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा 
योजना के अन्तर्गत व्यय होने वाली यू - हैल्थ (स्मार्ट कार्ड ) नगद रहित चिकित्सा 
धनराशि का भुगतान पत्रकार कल्याण सुविधा, पेंशन , बीमा योजना, पुराने हेरिटेज 
कोष ( कारपस फण्ड) से किया जायेगा । समाचार - पत्रों को एक मुश्त सहायता एवं अन्य 

कोई योजना जिसे राज्य सरकार आवश्यक 
समझे , के अन्तर्गत व्यय होने वाली धनराशि 
का भुगतान पत्रकार कल्याण कोष ( कारपस 
फण्ड ) से किया जा सकेगा । इन योजनाओं 
हेतु पात्रता, अर्हता एवं अन्य विवरण संबंधी 
आदेश सरकार द्वारा अलग से जारी किये जा 


सकेंगे । 


आज्ञा से , 


विनोद शर्मा, 

सचिव । 


वित्त ( वे0 आ 0 – सा 0 नि 0) अनुभाग -7 

कार्यालय ज्ञाप 

27 जुलाई , 2016 ई० 
संख्या 160 / xxvii(7)7 (1) / 2013- उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के नियम -11, अंशदायी 
भविष्य निधि ( उत्तर प्रदेश ) नियमावली के नियम -11 (1) तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा 
नियमावली, 1984 के नियम -9 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू अंशदायी 
पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय, घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी 
भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा एवं नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना में अभिदाताओं की कुल जमा 
रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अप्रैल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि हेतु 8.1 % ( आठ दशमलव 
एक प्रतिशत ) होगी । उक्त दर 01 अप्रैल, लागू 


2016 से 


होगी । 


आज्ञा से , 


डी 0 एस 0 गाल, 

सचिव । 


गृह अनुभाग -4 
अधिसूचना / प्रोन्नति 

01 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 854 / बीस -4 / 2016-2(3 ) / 2013 - उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में उप निदेशक 
( तकनीकी / प्रशासन) के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 18-07-2016 के क्रम में 
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 5,400 ) को 
उप निदेशक (तकनीकी / प्रशासन ), वेतनमान ₹ 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के पद पर पदोन्नत किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


430 


2 . 


3 . 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को उप निदेशक (तकनीकी / प्रशासन). के पद 
पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है । 

उक्त कार्मिक द्वारा पदोन्नति पद का कार्यभार उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय, देहरादून पर 
ग्रहण किया जाय । 

अधिसूचना / प्रोन्नति 

01 अगस्त, 2016 ई ० 
संख्या 862 / बीस -4 / 2016-1 (121) / 2015 - उत्तराखण्ड कारागार विभाग में कारापाल के पद पर नियमित 
पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 18-07-2016 के क्रम में निम्नलिखित उप कारापालों , 
वेतनमान ₹ 9,300-34,800 (गेड वेतन ₹ 4,200) को कारापाल, वेतनमान ₹ 9,300-34,800 ( गेड वेतन ₹ 4,200) के पद 
पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

1. श्री प्रमोद कुमार, 
2. श्री जयंत पांगती, 

3. श्री संजीव सिंह ह्यांकी । 

2. चयन समिति संस्तुति के क्रम में उक्त कार्मिकों को कारापाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से पदोन्नति प्रदान की जाती है । 


आज्ञा से , 


विनोद शर्मा, 

सचिव । 


---- 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

02 अगस्त , 2016 ई ० 
संख्या 229 / XXXI (1) / 2016-पदो0-05 / 12- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विरेन्द्र पाल सिंह, उप सचिव 
को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान ₹ 37,400-67,000 , ग्रेड वेतन ₹ 8,700 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण 
किये जाने की तिथि से वास्तविक रूप से तथा उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 09.04.2015 से नोशनल रूप से 
पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सिंह, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 
3. श्री विरेन्द्र पाल सिंह, संयुक्त सचिव की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

उक्त पदोन्नति मा ० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली 
व अन्य बनाम राज्य एवं मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 
270 (एस0 बी 0) / 2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0 बी 0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य 
व अन्य, 272 (एस 0 बी 0 ) 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0 बी 0) / 2015 , धर्मेन्द्र सिंह पयाल 
बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0 बी 0) / 2015 , ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त 
विभिन्न मा ० न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है । 

5. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं , तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने 
की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 


4 . 


आज्ञा से , 


आर0 मीनाक्षी सुन्दरम् , 

सचिव । 


431 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 

समाज कल्याण अनुभाग -2 

अधिसूचना 

02 अगस्त , 2016 ई ० 
संख्या 791 / XVII - 2 / 16-34( स 0 क 0) / 2002 – श्री राज्यपाल महोदय, स्वैच्छिक सामाजिक कार्य को बढ़ावा देने 
और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा महिला एवं बाल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
राज्य समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के 
लिए राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण 
बोर्ड के परामर्श एवं सहमति से निम्नलिखित व्यक्तियों को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष / सदस्य नामित करते हैं : 


अध्यक्ष : 


4 . 


श्रीमती निर्मला गहतोड़ी, 
पत्नी श्री प्रयाग दत्त गहतोड़ी , 
होटल केशव, मिनी इण्डस्ट्रीयल एरिया , 

चत्तर, पुनेठी, जनपद चम्पावत । 
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा नामित सदस्य : 

1. सुश्री नानकी मान, आर्यपत्ता हिल , मल्लीताल , नैनीताल , उत्तराखण्ड । 
2. श्री मार्केण्डय सिंह, 13 लूथर रोड, जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश । 
3. श्री नरेन्द्र सिंह, ग्रा ० व पो ० - भलस्वागाज, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड । 

डा 0 रिचा गौर, बान्ती कुंज, विजय लोक कॉलोनी, बालावाला, देहरादून । 
5. श्री प्रकाश खाती, ग्रा 0 पापडा, पो 0 सिलौरी महादेव , अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड । 

6. सुश्री ऊषा नेगी, ग्रा 0 धारकोट , पट्टी धार मण्डल , तहसील प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल । 
उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित सदस्य : 

1. श्रीमती डेजी मसीह पत्नी श्री रमेश मसीह, ग्राम फटगली, पो 0 ऑ ० बमराडी, पट्टी तल्ला कत्यूर, जनपद 

बागेश्वर । 
2. श्रीमती रेवती जोशी पत्नी स्व ० श्री जे 0 सी 0 जोशी, निकट पूर्व बंसती माहरा स्कूल, कैंट रोड, तिलढुकरी, 

जिला पिथौरागढ़ । 
3. श्रीमती ग्रेश कश्यप पत्नी श्री प्यारे लाल कश्यप, म0 नं0-7 , टाईप -2, सेक्टर -5ए, नियर त्रिशूल गेस्ट हाउस , 

बी ० एच० ई ०एल०, रानीपुर, हरिद्वार । 
4. श्रीमती नजमा खान पत्नी श्री सिकन्दर खान, 23 मेघ इन्कलेव, कांवली, जी ० एम० एस० रोड, देहरादून । 

श्रीमती सरोज शाह पत्नी श्री घनश्याम शाह , गुंसाई भवन, जोशियाड़ा ( समीप नाज ब्यूटी पार्लर), 
जिला उत्तरकाशी । 


5 . 


इस प्रकार गठित बोर्ड उत्तराखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जायेगा । बोर्ड की कार्यप्रणाली 
शासन द्वारा इस हेतु बनाये गये नियमों से संचालित होगी । बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल यदि इससे पूर्व 
बोर्ड भंग नहीं कर दिया जाता, इस ज्ञापन में राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा । 


आज्ञा से , 


डा 0 भूपिन्दर कौर औलख, 


सचिवा 


432 


BTRIQUE TC, 20 31 , 2016 o (STCUT 29, 1938 91 Wart ) 


[9T 1 


NOTIFICATION 


August02 , 2016 


791/XVII -- 2 /2016--34 (Samaj Kalyan )/2002 -- This Government is pleased to constitute for the State of 
Uttarakhand State SocialWelfare Board with the objective of promoting voluntary socialwork and to take advantage 
of the schemes being operated by the Central SocialWelfare Board and the Department of Women and Child 
Development,Ministry ofHuman Resource Development, Governmentof India routed through such State Social 
Welfare Boards and in consultation and agreementwith the Central SocialWelfare Board , the following persons are 
nominated as chairperson and members of the said State SocialWelfare Board : 


Chairperson : 


Smt. Nirmala Gahtori, 
W /o Shri Pryag Dutt Gahtori, 
Hotel Keshaw ,Mini Industrial Area , 
Chatter, Punethi, Champawat. 


Members nominated by Central Social Welfare Board : 


1. Ms. NankiMann , 

Aryapatta Hill,Malital, Nainital, 
Uttarakhand. 


2. ShriMarkanday Singh , 

13 ,Lowther Road ,George Town , 
Allahabad, U.P. 


3. ShriNarendera Singh , 

Vill. and Post Office Bhalaswagaz, 
Hardwar, Uttarakhand. 


4. Dr. Richa Gaur, 

Baanti Kunj, Vijay Lok Colony , 
Opp. SBSPGI, Balawala , 
Dehradun , Uttarakhand. 


5. Shri Prakash Khati, 

Vill.-- Papra , P.O .-- Silore Mahade , 
Almora , Uttarakhand . 


6. Ms. Usha Negi, 

Vill.-- Dharkot, Patti--Dhar Mandal, 

Tehsil--Pratap Nagar, Tehri Garhwal. 
Members nominated by Government of Uttarakhand: 


1 .. Smt. Dezi Masih , 

W /o Shri Ramesh Masih , 
Vill.--Fhatgali, P.O .--Bamradi, 
Patti-- Talla Kantur, Bageshwar., 


2. Smt. Rewati Joshi, 

W /o Late Shri J. C. Joshi, 
Near East Basanti Mahara School, 
Cant Road , Tildukri, Pithoragarh . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई 0 ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


433 


3. Smt. Gresh Kashyap, 

W/oShri Pyare Lal Kashyap , 
House No.7 , Type -- 2 , Sector--5A , 
Near TrishulGuest House, B.H.E.L., 
Ranipur, Hardwar., 


4. Smt. Nazma Khan, 

W/oShri Sikandar Khan, 
23Megh Enclave , Kanwali, 
G.M.S. Road, Dehradun., 


5. Smt. Saroj Shah , 

W /o ShriGhanshyam Shah , 
Gunsai Bhawan , Joshiyada 

(Near Naaz Beauty Parlour), Uttarakashi. 

That Board shall be known as Uttarakhand SocialWelfare Board . The functioning of the Board shall be 
governed by regulation made by the Government in this regard . The Chairperson and members of the Board shall 
enjoy a tenure of 3 years from the date of publication of this memorandum in the officialGazette unless the Board 
is dissolved sooner. 


By Order, 


Dr. BHUPINDER KAUR AULAKH , 


Secretary. 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

29 जुलाई , 2016 ई ० 
संख्या 875 / XXXI (4 ) / 16-06(विविध ) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री कृष्ण कुमार मदान , प्रमुख निजी सचिव , को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान 
₹ 37,400-67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते 
हुए, उक्त पद पर 06 माह की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2. श्री कृष्ण कुमार मदान अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 


3. उक्त पदोन्नति मा 0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका ( S.L.P.) संख्या 10600-10601 / 2011, 
श्री कृष्ण कुमार मदान बनाम श्री अशोक कुमार एवं अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 

4. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ 0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में , इन आदेशों को तत्क्रम 
से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


. 


434 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त , 2016 ई० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

29 जुलाई , 2016 ई ० 
संख्या 876 / XXXI ( 4)16-06 (विविध ) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
निम्नलिखित निजी सचिवों को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव , वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 
₹ 6,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए, उक्त पद पर 01 वर्ष की 
विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

1. श्रीमती मीनाक्षी किशनवाल, 


2. श्री जीवन चन्द्र गुणवन्त । 


2. उपरोक्त वरिष्ठ निजी सचिव , वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

3. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में , इन आदेशों को तत्क्रम 
से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

29 जुलाई , 2016 ई० 
संख्या 877 / XXXI (4)16-06 (विविध) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री जगदीश चन्द्र पंत, वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 . 
ग्रेड वेतन ₹ 7,600 , के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए, उक्त पद पर 
01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री जगदीश चन्द्र पंत अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

3. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में , इन आदेशों को तत्क्रम 
से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

01 अगस्त , 2016 ई ० 
संख्या 884 / XXXI ( 4)16-06 (विविध ) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री सुभाष चन्द्र पंवार, वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 7,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए, उक्त पद पर 
01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री सुभाष चन्द्र पंवार अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ), अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

3. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में , इन आदेशों को तत्क्रम 
से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


435 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 
01 अगस्त, 2016 ई ० 


संख्या 885 / XXXI (4)16-06(विविध) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री अकील अहमद, निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव , वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 
₹ 6,600. के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए, उक्त पद पर 01 वर्ष की 
विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2. श्री अकील अहमद वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही 
कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि0), अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की 
सूचना उपलब्ध करायेंगे । 


3. भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में , इन आदेशों को तत्क्रम 
से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्, 

प्रभारी सचिव । 


संख्या 766 / VIII / 16-147( श्रम ) / 2001 


प्रेषक . 


डा 0 पंकज कुमार पाण्डेय , 
अपर सचिव, 


उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 


श्रमायुक्त, 
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी , 
जनपद - नैनीताल, उत्तराखण्ड । 


श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग 


देहरादून : दिनाँक 02 अगस्त, 2016 


विषय : श्रमायुक्त संगठन के विभागीय संरचना का पुनर्गठन । 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः पत्रा -319 / स्था 0 - दो -115 (4)-संरचना / 2001, दि 0 04.02.2015 एवं पत्रांक 
सं 0 1657 / स्था 0 - दो -115(4)-संरचना / 2001, दिनांक 27.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जो विभागीय 
संरचना के पुनर्गठन विषयक है । 


2 . 


इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय संरचना के पुनर्गठन प्रस्ताव पर सम्यक 
विचारोपरान्त पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 2605 / औ ० वि ० / 147 - श्रम / 2001 , दि 0 03 दिसम्बर, 2001 के क्रम में 
श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् विभागीय संरचना के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


[ भाग 1 


436 


उत्तराखण्ड गजट, 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 
श्रमायुक्त संगठन के विभागीय संरचना का पुनर्गठन का विवरण 

मुख्यालय स्तर ( अधिकारी संवर्ग ) 


क्र ० 
सं ० 


वेतनमान 

₹ 


पदनाम 


पूर्व से वर्तमान में 
स्वीकृत स्वीकृत 
पद 

पद 


योग 


भर्ती का स्रोत 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


01 


01 


2 
श्रमायुक्त ( आई ० ए ०एस ० , 
पी ० सी ० एस ० संवर्ग ) 
अपर श्रमायुक्त 


( आई ० ए ० एस ०, 
पी ० सी ०एस० संवर्ग) 

पदोन्नति 


2 . 


01 


01 


3 . 


संयुक्त श्रमायुक्त 


- 


01 


01 


पदोन्नति 


4 . 


- 


उपश्रमायुक्त 


01 


- 


01 


37,400-67,000 , 

ग्रेड पे -8,700 
15,600-39,100, 

ग्रेड पे -7,600 
15,600-39,100. 

ग्रेड पे -6,600 
15,600-39,100 , 

ग्रेड पे -6,600 
15,600-39,100 , 

ग्रेड पे -5,400 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,800 


5 . 


01 


- 


01 


वित्त सेवाएं 


वित्त अधिकारी 
(वित्त सेवा से ) 


6 . 


सहायक श्रमायुक्त 


03 


03 


पदोन्नति / सीधी भर्ती 


7 . 


01 


01 


वित्त सेवाएँ 


सहायक लेखाधिकारी 
(वित्त सेवा से ) 


योग .. 


08 


01 


09 


मुख्यालय स्तर (लिपिक संवर्ग) 
वेतनमान 

पूर्व से वर्तमान में 
स्वीकृत स्वीकृत 


क्र ० 
सं ० 


पदनाम 


योग 


भर्ती का स्रोत 


पद 


पद 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


6 


1 . 


01 


01 


पदोन्नति 


वरिष्ठ प्रशासनिक 
अधिकारी 
प्रशासनिक अधिकारी 


06 


2 . 


06 


- 


पदोन्नति 


3 . 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी 


01 


01 


सीधी भर्ती / पदोन्नति 


9,300-34,800, 
ग्रेड पे -4,800 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,600 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,200 
5,200-20,200 
ग्रेड पे -4,200 
9,300-34,800, 
ग्रेड पे -4,200 


4 . 


06 


- 


पदोन्नति 


06 


5 . 


02 


- 


02 


पदोन्नति 


प्रधान सहायक 
(मुख्य सहायक) 
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 
( पूर्व पदनाम वैयक्तिक 
सहायक, ग्रेड-2) 
लेखाकर 


01 


01 


6 . 


पदोन्नति 


सहायक प्रोग्रामर 


- 


7 . 


01 


01 


सीधी भर्ती 


9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,200 
9,300-34,800, 
ग्रेड पे -4,200 
5,200-20,200 , 
ग्रेड पे -2,800 
5,200-20,200, 
ग्रेड पे -2,400 


वरिष्ठ सहायक 


8 . 


11 


11 


- 


पदोन्नति 


9 . 


श्रम अन्वेषक 


01 


01 


सीधी भर्ती 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त , 2016 ई 0 ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


437 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


10 . 


12 


12 


सीधी भर्ती / पदोन्नति 


कनिष्ठ सहायक / 
डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर 
वाहन चालक 


11. 


04 


04 


आउटसोर्स से 


12. 


अनुसेवक 


06 


06 


आउटसोर्स से 


5,200-20,200, 
ग्रेड पे -2,000 
5,200-20,200 , 
ग्रेड पे -1,900 
5,200-20,200 , 
ग्रेड पे -1,800 
5,200-20,200 , 
ग्रेड पे -1,800 
5,200-20,200 , 
ग्रेड पे -1,800 


13. 


विद्युतकार 


01 


- 


01 


आउटसोर्स से 


14. 


स्वच्छकार 


01 


आउटसोर्स से 


01 


योग .. 


51 


03 


54 


गढ़वाल मण्डल ( अधिकारी संवर्ग) 


क्र ० 
सं ० 


पदनाम 


वेतनमान 

₹ 


पूर्व से वर्तमान में 
स्वीकृत स्वीकृत 
पद 

पद 


योग 


भर्ती का स्रोत 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


उप श्रमायुक्त 


01 


01 


02 


पदोन्नति 


सहायक श्रमायुक्त 


2 . 


03 


01 


04 


पदोन्नति / सीधी भर्ती 


15,600-39,100 , 

ग्रेड पे -6,600 
15,600-39,100 , 
ग्रेड पे -5,400 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,800 


3 . 


- 


01 


01 


वित्त सेवाएं 


सहायक लेखाधिकारी 
( वित्त सेवा से ) 

योग 


04 


03 


07 


गढ़वाल मण्डल (लिपिक संवर्ग) 


वेतनमान 


क्र ० 
सं ० 


पूर्व से वर्तमान में 
स्वीकृत स्वीकृत 
पद 

पद 


पदनाम 


योग 


भर्ती का स्रोत 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


01 


1 . 


- 


पदोन्नति 


01 


वरिष्ठ प्रशासनिक 
अधिकारी 
प्रशासनिक अधिकारी 


2 . 


06 


- 


06 


पदोन्नति 


3 . 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी 


12 


04 


16 


सीधी भर्ती / पदोन्नति 


9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,800 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,600 
9,300-34,800 . 
ग्रेड पे -4,200 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 4,200 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,200 


4 . 


प्रधान सहायक 


05 


पदोन्नति 


05 


5 . 


01 


01 


पदोन्नति 


(मुख्य सहायक ) 
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 
( पूर्व पदनाम वैयक्तिक 
सहायक , ग्रेड-2) 
लेखाकार 


6 . 


- 


01 


01 


पदोन्नति 


9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,200 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


7 . 


लेखा निरीक्षक 


01 


01 


सीधी भर्ती 


438 


उत्तराखण्ड गजट, 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 . 


वरिष्ठ सहायक 


09 


09 


पदोन्नति 


9 . 


01 


01 


सीधी भर्ती 


वैयक्तिक सहायक 
( आशुलिपिक ) 
कनिष्ठ सहायक / 
डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर 


10. 


10 


03 


13 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 2,800 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,000 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 1,900 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 1,800 
5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 1,800 


सीधी भर्ती / पदोन्नति , 
03 नये आउट सोर्सिंग से 

आउटसोर्स से 


11 . 


वाहन चालक 


05 


- 


05 


12. 


अनुसेवक 


22 


02 


24 


आउटसोर्स से 


13. 


स्वच्छकार / चौकीदार 


04 


03 


07 


आउटसोर्स से 


योग 


77 


13 


90 


कुमाऊँ मण्डल ( अधिकारी संवर्ग ) 


क्र ० 
सं ० 


पदनाम 


वेतनमान 

₹ 


पूर्व से वर्तमान में 
स्वीकृत स्वीकृत 
पद 

पद 


योग 


भर्ती का स्रोत 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


उप श्रमायुक्त 


01 


01 


02 


पदोन्नति 


2 . 


सहायक श्रमायुक्त 


03 


01 


04 


पदोन्नति / सीधी भर्ती 


15,600-39,100, 

ग्रेड पे -6,600 
15,600-39,100, 
ग्रेड पे -5,400 
15,600-39,100, 
ग्रेड पे -5,400 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,800 


3 . 


चिकित्साधिकारी 


01 


- 


01 


मृत संवर्ग 


4 . 


01 


01 


वित्त सेवाएं 


सहायक लेखाधिकारी 
( वित्त सेवा से ) 

योग 


05 


03 


08 


कुमाऊँ मण्डल (लिपिक संवर्ग ) 
वेतनमान 

पूर्व से वर्तमान में 

स्वीकृत स्वीकृत 
₹ 

पद 


क्र ० 
सं ० 


पदनाम 


योग 


भर्ती का स्रोत 


पद 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


01 


01 


पदोन्नति 


वरिष्ठ प्रशासनिक 
अधिकारी 
प्रशासनिक अधिकारी 


2 . 


06 


- 


06 


पदोन्नति 


3 . 


श्रम प्रवर्तन अधिकारी 


13 


02 


15 


सीधी भर्ती / पदोन्नति 


9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,800 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,600 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,200 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 4,200 
9,300-34,800 , 
ग्रेड पे -4,200 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


4 . 


05 


- 


05 


पदोन्नति 


प्रधान सहायक 
(मुख्य सहायक ) 
लेखाकार 


5 . 


- 


01 


01 


पदोन्नति 


6 . 


लेखा निरीक्षक 


01 


01 


सीधी भर्ती 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट, 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


439 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


वरिष्ठ सहायक 


7 . 


10 


- 


पदोन्नति 


10 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


01 


01 


8 . 


पदोन्नति 


वैयक्तिक सहायक 
( आशुलिपिक ) 
हितकारी अधीक्षक 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


9 . 


02 


- 


02 


मृत संवर्ग 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 2,800 


10 . 


कम्पाउण्डर 


04 


- 


04 


मृत संवर्ग 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 2,800 


11. 


01 


01 


मृत संवर्ग 


सहायक हितकारी 
अधीक्षक 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 2,400 


12. 


हितकारी सहायक 


02 


- 


02 


मृत संवर्ग 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,400 


13. 


12 


03 


15 


कनिष्ठ सहायक / 
डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,000 


सीधी भर्ती / पदोन्नति , 
03 नये आउटसोर्सिंग 

से 


14. 


- 


कम्पाउण्डर 


02 


02 


मृत संवर्ग 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 1,900 


15. 


वाहन चालक 


03 


03 


आउटसोर्स से 


16. 


04 


04 


मृत संवर्ग 


सिलाई शिक्षिका / 
गृह सहायिका 
मिडवाईफ 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 1,900 
5,200-20,200. 
ग्रेड वेतन 2,000 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 1,800 


17. 


03 


- 


03 


मृत संवर्ग 


18. 


दाई 


03 


- 


03 


मृत संवर्ग 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 1,800 


19. 


सहायक संचालक 


01 


- 


01 


मृत संवर्ग 


20 . 


अनुसेवक 


26 


02 


28 


02 नये पद 
आउटसोर्स से 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 1,800 
5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 1,800 
5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 1,800 

योग . 


21. 


स्वच्छकार / चौकीदार 


05 


03 


08 


03 नये पद 
आउटसोर्स से 


105 


11 


116 


महायोग 


250 


34 


284 


2 . 


अपर श्रमायुक्त का पद मुख्यालय स्तर का होगा, किन्तु शासनादेश 2605 / औ 0 वि 0 / 147 - श्रम / 2001, 
दिनांक 03 दिसम्बर, 2001 की पूर्व व्यवस्थानुसार अपर श्रमायुक्त, देहरादून से कार्य संचालन कर उक्त शासनादेश के 
अनुसार नोडल अधिकारी के रूप में शासन से समन्वय स्थापित कर समस्त विधिक तथा अन्य कार्य करेंगे । 


आज्ञा से , 
डा 0 पंकज कुमार पाण्डेय,. 

अपर सचिव । 


440 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
कृषि एवं विपणन अनुभाग -2 

अधिसूचना 

29 जुलाई, 2016 ई ० 
संख्या 633 ( A) / XIll - II / 16 (01) 2016 - उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 2011 
( अधिनियम संख्या 09 , वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (4 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
कृषि एवं कृषि विपणन, अनुभाग -2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या VIP 112 / XIII(2) / 2015-19(01) / 2011 / टी 0 सी 0 ll, 
दिनांक 02 नवम्बर, 2015 द्वारा नामित मण्डी समिति, ऋषिकेश तथा अधिसूचना संख्या 686 / XIII(2) / 2014-19(01 ) / 2011 , 
दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा नामित मण्डी समिति, देहरादून का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
राजेन्द्र सिंह, 
संयुक्त सचिव । 


पी ०एस ० यू ० ( आर ० ई ०) 34 हिन्दी गजट / 401 - भाग 1-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अगस्त, 2016 ई० ( श्रावण 29 , 1938 शक सम्वत्) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND ,NAINITAL 

NOTIFICATION 

July 8 , 2016 
No. 186 /UHC /XIV -a /51/Admin.A /2012 -- Ms. Anita Kumari, Civil Judge (Jr. Div.), Almora, is hereby sanctioned 
earned leave for 31 days w.e.f. 26.05.2016 to 25.06.2016 with permission to suffix 26.06.2016 as Sundayholiday. 

NOTIFICATION 

July 08, 2016 
No. 187/ UHC / XIV/ 35/ Admin.A-- Ms. Kumkum Rani, District & Sessions Judge, Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 13.06.2016 to 25.06.2016 . 

NOTIFICATION 

July 8th, 2016 
No. 188/UHC /XIV -a/59/Admin.A /2012--Ms. Payal Singh , Civil Judge (Jr. Div .), Hardwaris hereby sanctioned 
earned leave for 10 days w.e.f. 20.06.2016 to 29.06.2016 with permission to prefix 19.06.2016 as Sundayholiday. 

NOTIFICATION 

July8th, 2016 
No. 189/UHC /XIV /19 /Admin.A /2008 --Smt.Geeta Chauhan , Civil Judge (Sr. Div .), TehriGarhwalis hereby 
sanctioned earned leavefor 31 days w.e.f. 31.05.2016 to 30.06.2016 . 

NOTIFICATION 

July 18, 2016 
No. 204 /UHC /XIV /47/ Admin.A --Sri Ashish Naithani, District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby 
sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 24.06.2016 to 08.07.2016 for the purpose of L.T.C. 


By Order ofHon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


621 - ख 


622 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 
OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH 


CHARGE -CERTIFICATE 


ON TAKING OVER 
June 14, 2016 
No. 248 (7 )/1-05-2015 --CERTIFIED that the office of District & Sessions Judge , Pithoragarh is taken over 
after availing themedical leave w.e.f. 04.06.2016 to 13.06.2016 , in anticipation ofbeing sanctioned of themedical 
leaves by Hon ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted in the forenoon of 14.06.2016 . 

SIKAND KUMAR TYAGI, 
District & Sessions Judge, 

Pithoragarh. 
Counter signed , 

Sd /-( Illegible), 

Registrar General, 
Hon ble High Court ofUttarakhand , 

Nainital. 


कार्यालय आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग ) 

अधिसूचना 

27 जुलाई, 2016 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य 0 / प्रव०), वाणिज्यकर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक / 2785 / आयु० कर उत्तरा ० / वाणि 0 क 0 / विधि अनुभाग / पत्रा0 / 16-17 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन , 
वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 470/2016/90(120) / XXVII (8) / 2006 तथा अधिसूचना संख्या 
628/2016/74 (120 ) / XXVII (8) / 2005 , समदिनांकत 25 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ गहण करें , जिनके द्वारा क्रमशः 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची ( ख ) एवं अनुसची ॥(ग ) में संशोधन तथा किसी विनिर्माता 
द्वारा, जिसका व्यापार स्थल उत्तराखण्ड में हो , ऐसे व्यापार स्थल से अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान सूचना 
प्रौद्योगिकी के संलग्न अनुलग्नक - क में विनिर्दिष्ट किसी माल, जिसकी बिक्री पर उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) 
के अधीन कर देय है , की बिक्री करने पर उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5 ) में निर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों 
तथा फार्म-“ ग” में घोषणा - पत्र प्रस्तुत करने पर इकाई को दिनांक 31.03.2017 तक अथवा जी 0 एस 0 टी 0 लागू होने की 
तिथि तक जो भी पहले हो , की अवधि के लिए एक प्रतिशत कर देय होने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी है । 

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने 
अधीनस्थ समस्त कर -निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें 


. 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

25 जुलाई, 2016 ई० 
संख्या 628/2016/74(120) / XXVII(8) / 2005- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है; 


भाग 1 - क 

-क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


623 


अतएव , अब , श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 ( अधिनियम संख्या 74, वर्ष 1956 ) की 
धारा 8 की उपधारा (5), सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( अधिनियम संख्या 10. वर्ष 1897) की धारा 21 के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से , किसी विनिर्माता द्वारा, जिसका व्यापार स्थल उत्तराखण्ड में हो , ऐसे व्यापार स्थल से अन्तर्राज्यीय व्यापार 
एवं वाणिज्य के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के संलग्न अनुलग्नक - क में विनिर्दिष्ट किसी माल, जिसकी बिक्री पर उक्त 
अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर देय है , की बिक्री करने पर उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा (5) में निर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा फॉर्म “ग” में घोषणा - पत्र प्रस्तुत करने पर इकाई को दिनांक 31.03.2017 
तक अथवा जी 0 एस 0 टी 0 लागू होने की तिथि तक जो भी पहले हो , की अवधि के लिए एक प्रतिशत कर देय होगा: 


अनुलग्नक - क 


1.4. 


सूचना प्रौद्योगिकी माल की सूची 
1. अभिकलित्रिक युक्तियां ( कम्प्यूटिंग डिवाइसेज) : 

1.1. डेस्क टॉप अभिकलित्रिक युक्तियाँ , 
1.2. सरवर्स और मेनफ्रेम , 
1.3. कार्य केन्द्र , 

चल अभिकलित्रीय युक्तियाँ, जिसमें हस्तधारित अभिकलित्रीय युक्तियाँ 

(केलकुलेटर को छोड़ कर ) 
2. अभिकलित्रि ( कम्प्यूटर), मदर बोर्ड्स तथा कार्ड्स , जिसमें सम्मिलित हैं : 

2.1. अभिकलित्र प्रसंस्कारक , 
2.2.. मदर बोर्ड्स , 
2.3 . अभिकलित्रिक समय अभिलिखित करने वाली युक्तियाँ , 

मदर बोर्ड कार्ड्स / चिप्स , 
2.5 . युक्ति इन्टरफेस तथा नियन्त्रक कार्ड्स , 
2.6. एस ० एम ० पी ० । 
अन्य अभिकलित्र पेरिफरल्स (निवेश / संचार युक्तियाँ ) : 
3.1. अभिकलित्रि मॉनिटर, 
3.2. अभिकलित्र निवेश युक्तियाँ , जैसे कि की -बोर्ड, माउस तथा 

डिजीटिलाइजर्स , पाइन्टिंग युक्तियाँ , 
3.3. अभिकलित्र प्रिन्टर और प्लोटर्स , 
3.4. सभी प्रकार के अभिकलित्र स्कैनर, 
3.5. मल्टी मीडिया किट्स, 

3.6 . खेल की युक्तियाँ । 
4. अभिकलित्र नेटवर्किंग उत्पाद : 


2.4. 


3 . 


4.1. 


हब, 


4.2. रोटर्स , 
4.3. नेटवर्किंग स्विच , 
4.4. अभिकलित्र नेटवर्किंग संबंधक , 


624 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


4.5. केट -3, केट -5, केट -6 तथा नेटवर्किंग उप - साधन, अर्थात् 


4.5.1. संबंधक, टर्मिनल ब्लॉक्स , 


4.5.2. जैक पैनल्स , पैच कौर्ड , 
4.5.3. आरोपण कौर्ड, पैच पैनल्स , 


4.5.4. पृष्ठ बोर्ड , वाइरिंग ब्लॉक्स, 

4.5.5. पृष्ठधारक बक्से । 
5. अविच्छिन्न पॉवर आपूर्ति युक्तियाँ, जिसमें अभिकलित्र में प्रयोग किये गये 

स्विच बोर्ड्स भी सम्मिलित हैं । 
भण्डारण युक्तियाँ, अर्थात् 


6 . 


6.1. नियन्त्रकों सहित चुम्बकीय कठोर चक्रिका ड्राइव्ज , 
6.2. फ्लॉपी चक्रिका ड्राइव्ज , 
6.3. सी 0 डी 0 रौम ड्राइव्ज / सी ० डी पड़ने -लिखने वाली ड्राइव्ज , 
6.4. डिजिटल (अंककीय) वर्सेटाइल ड्राइव्ज ( डी 0 वी 0 डी 0), 
6.5 . प्रकाशिक चक्रिका ड्राइव्ज , 
6.6. फ्लौपटिकल युक्तियाँ , 
6.7 . पृष्ठक युक्तियाँ, जैसे टेप, डी 0एल0 टी 0, जेड0 आई0 पी 0, जेड० ए० जेड0, 

और आर0 ए 0 आई 0 डी 0 ड्राइज 
7. सॉफ्टवेयर, अर्थात् 


7.1. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर , 


7.2. 


तन्त्र (सिस्टम ) सॉफ्टवेयर, जिसमें आपरेटिंग तंत्र, आर 0 डी 0 बी ० एम ० एस ० 
तथा नैट वर्किंग साफ्टवेयर सम्मिलित है , 


7.3. मिडिलवेयर, 


7.4. फिल्मवेयर जैसे बी 0 आई0 ओ 0 एस 0 , 
7.5 . इलेक्ट्रॉनिक कन्टैन्ट डेवलपमेन्ट, जिसमें सी 0 डी 0 / मल्टीमीडिया 

सम्मिलित है । 


8. उपभोज्य, अर्थात् 


8.1. फ्लॉपी चक्रिका, 


8.2. राइटेबल सी 0 डी 0, 


8.3 . पृष्ठक मीडिया जैसे कि चुम्बकीय टेप, प्रकाशिक युक्तियाँ , 

जैड० आई० पी ० / जैड ० ए 0 पी 0 चक्रिका, 
8.4 . टोनर्स / इंक कार्टिज / अभिकलित्र संचार युक्तियों के लिए इंक । 


625 


9.4. 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 
9. अभिकलित्र संसूचना उपस्करण : 

9.1 . मल्टीप्लेक्सर / मयूक्सेस , 
9.2. मोडम्स , जिसमें केबल मोडम्स सम्मिलित है , 
9.3. वी ० एस ० ए ० टी ० , 

अन्तर अभिकलित्र संचार उपस्कर , 
9.5. बेतार डॉटा - कॉम उपस्कर , जिसमें दोनों वीडियों तथा अंककीय संकेतन के लिये सैट टॉप बॉक्स 

सम्मिलित है । 
10. सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें : 
सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थयकारी सेवाये 

10.1 . वी ०एस ० ए 0 टी 0 तथा आई०एस 0 डी 0एन 0 के माध्यम से संचार सेवायें , 
10.2. एन्टरनैट सर्विस प्रोवाइडर, 
10.3. ई - वाणिज्य / ई - कारोबार सेवायें , 
10.4 . इलेक्ट्रॉनिक डॉटा इन्टरचैन्जर , 
10.5. वीडियो कान्फ्रेससिंग, 


10.6 . चिकित्सीय प्रतिलेखन (मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन) 
10.7. कॉल - सेन्टर्स .. 
10.8 . पृष्ठ कार्यालय कार्यान्वयन जैसे कि राजस्व लेखा, डॉटा प्रविष्टि , 

डॉटा संपरिवर्तन , 


10.9 . राजस्व अनुरक्षण और समर्थन , 
10.10 . डॉटा सेवा केन्द्र, 

10.11. इलेक्ट्रॉनिक कन्टैन्ट डेवलपमेन्ट । 
11. मोबाइल हैण्डसेट । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India ,the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the Notification No. 628/2016/74( 120 )/XXVII (8 )/2005 , 
dated July 25 , 2016 for generalinformation : 

NOTIFICATION 

July 25 , 2016 
No. 628/2016/74 (120 ) XXVII(8 )/2005 T.C .--WHEREAS, the State Government is satisfied thatit is expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of section 8 of the Central Sales 
Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956 ), read with section 21 of the Uttar Pradesh GeneralClause Act, 1897 (U.P. Act 
No. 10 of 1897 ), the Governor is pleased to direct in public interest that,with effect from the date ofpublication of 
this notification in the Gazette , one percent tax shall be payable under sub - section ( 1) of section 8 of the said Act 
by any manufacturerhaving his place ofbusiness in Uttarakhand, in respect of the sales made by him from any 
such place of business in the course of inter-state trade or commerce of Information Technology goods as specified 
in Annexure - A , subject to the conditions and restrictions referred to in sub -section (5 ) of section 8 of the said Act 
and on furnishing the declaration in Form " C ", for a period upto 31.03.2017 or de of implementation ofGST, 
whichever is earlier. 


626 


BTRGUE THC, 20 31TECT, 2016 {o ( TCUT 29, 1938 1 $ 7 ) 


[ T 1-4 
ANNEXURE - A 


List of Information Technology Goods 


1. Computing Devices : 

1.1. Desk Top Computing Devices . 


1.2 . Servers and Mainframes. 


1.3 . Work Stations. 


1.4 . Mobile Computing Devices including hand -held 

computing devices (excluding calculators ) 
2. ComputerMother Boards and Cards including : 

2.1 . Computer Processors , 


2.2 . Mother Boards , 


2.3. Computerized Time Recording Devices , 


2.4 . Mother Boards Cards/Chips , 


2.5 . Device Interface and Controller Cards, 


2.6 . SMPs. 


3. Other Computer Peripherals (Input/Output devices ) : 


3.1 . ComputerMonitors , 


3.2 . Computer Input Devices , such as Keyboards ,Mouse and 

Digitizers , Pointing Devices , 


3.3 . Computer Printers and Plotters , 


3.4 . Computers scanners of all kinds, 


3.5 . Multi-Media kits , 


3.6 . Gaming Devices . 


4. Computer Networking Products : 


4.1. Hubs , 


4.2 . Routers , 


4.3 . Networking Switches , 
4.4 . Computer Networking Connectors, 
4.5 . CAT- 3 , CAT -5 , CAT-6 and networking accessories, namely : 


4.5.1 . Connectors , Terminal Blocks , 


4.5.2 . Jack Panels , Patch Cord , 


4.5.3 . Mounting Cord , Patch Panels , 


4.5.4 . Back Boards , Wiring Blocks , 


4.5.5 . Surface Mount Boxes . 


627 


HTVI 1-4 ] 


BINGO TUE, 20 31 , 2016 go ( TTT 29 , 1938 919 Hart) 


5. Uninterrupted powers supply devicesincluding Switch boards used in computers. 
6. Storage Devices, namely : 

6.1 . Magnetic Hard Disk Drives with Controllers , 
6.2 . Floppy Disk Drives, 
6.3 . CD ROM Drives/CD Read-Write Drives , 
6.4 . DigitalVersatile Drives (DVDs), 
6.5 . Optical Disk Drives, 
6.6 . Floptical Devices, 

6.7 . Back -up Devices like Tape , DLT, ZIP & RAID drives, 
7. Software , namely : 

7.1 . Application Software , 
7.2 . System Software including Operating Systems, RDBMS & 

Networking Software , 
7.3 . Middleware , 
7.4 . Filmware such as BIOS, 

7.5 . Electronic Content Development including CDs/Multimedia , 
8. Consumables , namely : 

8.1 . Floppy Disks , 
8.2 . Writable CDs , 
8.3 . Back -up Media such as Magnitic Tapes , OpticalDevices , 

ZIP /ZAP disks, 
8.4 . Toners/ Ink Cartridges/ Ink for Computer Oputputdevices. 
9. Computer Communication Equipment : 

9.1 . Multiplexers /Muxes , 
9.2 . Modems including cable modems, 
9.3. VSAT, 
9.4 . Inter-Computer Communication Equipments , 
9.5 . Wireless datacom equipment including Set Top Boxes for both 

Video and Digital Signalling. 
10. Information Technology Services : 
Information Technology Enables Services- 

10.1. Communication Service through VSAT & ISDN , 
10.2 . InternetService Providers , 
10.3 . E -Commerce/E -Business Services , 
10.4 . Electronic Data Interchange, 
10.5 . Video Conferencing , 
10.6 . Medical Transcription 
10.7 . Call Centres, 
10.8 . Back Office Operation such as Revenue Accounting , 

Data Entry, Data Conversion . 
10.9. Revenue Maintenance and support, 
10.10 . Data Service Centres , 

10.11 . Electro ContentDevelopment, 
11. Mobile Handset. 


628 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

25 जुलाई, 2016 ई ० 
संख्या 470/2016/90(120) / XXVII(8) / 2006- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम सं 0 27, वर्ष 2005) 
की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 ( अधिनियम सं 0 01, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची ॥( ख ) एवं अनुसूची ॥(ग) में 
निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

संशोधन 
1. अनुसूची ॥( ख ) के क्रमांक -95 पर विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी । 

2. अनुसूची ||( ग) के क्रमांक -3 पर विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी; अर्थात् 
क्र ० सं ० माल का विवरण 

कर की दर 


4 


लीसा 


2 प्रतिशत 


आज्ञा से , 


दिलीप जावलकर , 

सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the Notification No: 470/2016/90 ( 120 )/XXVII(8)/2006 , 
dated July 25 , 2016 for generalinformation : 

NOTIFICATION 

July 25, 2016 
No. 470/2016/90 (120)/XXVII(8)/2006 --WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient so 
to do in public interest; 

Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (4) of section 4 of the Uttarakhand 
Value Added Tax Act, 2005 (Act no . 27 of 2005 ) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 
1904 (U.P. Act No. 1 of 1904 ) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow ,with 
effect from the date of publication of this notification in Gazette , the following amendment in Schedule -11(b ) and 
Schedule- II ( c) ofthe Uttarakhand Value Added TaxAct, 2005 : 

Amendment 
1. In Schedule ll (b ), the existing entry at serialno . 95 shall be deleted . 
2. In Schedule Il(c ), after the existing entry at serial no . 3 , the following entry shall be added , namely : 
Sl. No. Description of goods 

Rate of Tax 


4 


Resin 


2 Percet 


By Order, 
DILIP JAWALKAR , 

Secretary. 


विपिन चन्द्र , 
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, 

मुख्यालय, उत्तराखण्ड | 


629 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29 , 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी 

कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

20 जून , 2016 ई ० 
पत्रांक 3981 / 1-12 
महोदय , 

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 के विज्ञप्ति शासनादेश संख्या 1375 / X - 1-2016-04 (18) / 2009, 
दिनांक 20.06.2016 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 20.06.2016 के अपराह्न में वन संरक्षक , श्रेणी 
वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900 के पद पर अपना योगदान दे दिया है । 

कार्यभार ग्राह्य अधिकारी, 
डॉ ० पराग मधुकर धकाते , 

वन संरक्षक । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 

ह 0 ( अस्पष्ट ). 
प्रमुख वन संरक्षक, 
उत्तराखरण्ड, देहरादून । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई 0) 34 हिन्दी गजट / 401 - भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अगस्त , 2016 ई ० ( श्रावण 29, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 7 
इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 

भारत निर्वाचन आयोग 


निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली -110001 


आदेश 


दिनांक : 08 जुलाई , 2016 ई० 


संख्या 76 / उत्तरा० - वि ० स 0 / 2014( 5)-यतःनिर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के 
स्तम्भ ( २) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के उप -निर्वाचन 2014 के लिये जो स्तम्भ ( ३) में विनिर्दिष्ट 
निर्वाचन - क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (४) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( ५) में यथादर्शित अपने निर्वाचन 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; और 


यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न 
ही स्पष्टीकरण दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई 
पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( ५) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
एतद्वारा निरहित घोषित करता है । 


55 - झ 


[ भाग 7 


56 


क्र ० 
सं ० 


उत्तराखण्ड गजट , 20 अगस्त, 2016 ई ० ( श्रावण 29 , 1938 शक सम्वत् ) 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाला 
निर्वाचन का विवरण क्रम सं 0 एवम् नाम 

अभ्यर्थी का नाम व पता 


निरर्हता का कारण 


4 


5 


1 


2 


3 


1 . उत्तराखण्ड विधान सभा 23 - डोईवाला 

राजू मौर्य, सैनिक कॉलोनी, |निर्वाचन व्ययों का कोई 
उप चुनाव -2014 

ग्राम व पो 0 - बालावाला , भी लेखा दाखिल करने 
देहरादून, जनपद - देहरादून , | में असफल रहे 

उत्तराखण्ड 
2 . वही 

वही विलियम अकबर चन्द , ग्राम 

वही 
व पो ० नथुवावाला, 
देहरादून , जनपद देहरादून , 
उत्तराखण्ड 

आदेश से , 
आर0 के 0 श्रीवास्तव , 

वरिष्ठ प्रधान सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 

राधा रतूड़ी, 

प्रमुख सचिव एवं 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी । 
ORDER 

July 08, 2016 
No. 76/ UKD -LA/ 2014(5) -- WHEREAS, the Election Commission is satisfied that each of the contesting 
candidates specified in column (4 ) of the Table below at the Bye - Election to the Legislative Assembly , 2014 in 
Uttarakhand as specified in column (2 ) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, 
has failed to lodge an account of election expenses as required by theRepresentation of the People Act, 1951 and 
Rules and Ordermade there under; as shown in column (5 ) of the said Table ; and 

WHEREAS , the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after 
due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure; 

Now , therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election 
Commission hereby declares the persons specified in column (4 ) of the table below to be disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House ofthe Parliamentor of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date of this order: 

TABLE 

No. and Name of 
SI. 

Name and Address of Reason for 
Particulars of Election 
No. 

Assembly 
Constituency 

Contesting Candidate Disqualification 
2 3 4 

5 
1. Bye -Election to the 

23 - Doiwala | Raju Maurya, Sainik Colony , Failure to lodge 
|Legislative Assembly- 2014 

V.Po - Balawala , Dehradun , the accounts of 
District - Dehradun , 

election 
Uttarakhand 

expenses 
2 . --do- --- do- | William Akbar Chand , 

--do- 
V.Po. - Nathuawala , 
| Dehradun, District - Dehradun, 
Uttarakhand 


By Order, 
R.K. SRIVASTAVA, 
Senior Principal Secretary , 
Election Commission of India . 

RADHA RATURI, 
Principal Secretary & 

Chief Election Officer. 
पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ० ) 34 हिन्दी गजट / 401 - भाग 7-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


